निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 श्रावण 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 849 ) पटना , सोमवार, 27 जुलाई 2015 


सं0 5 निगो0वि0 (8 ) 15 / 2014 - 269 नि०गो० 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


संकल्प 


15 जुलाई 2015 


श्री दिलीप कुमार सिंह, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी, मोतिहारी सम्प्रति जिला मत्स्य पदाधिकारी - सह -मुख्य 


कार्यपालक पदाधिकारी, मधेपुरा के विरूद्ध श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी, सदस्य, जमा निर्धारण समिति, पूर्वी चम्पारण ( मोतिहारी) के 


द्वारा माननीय लोकायुक्त , बिहार के माध्यम से परिवाद - पत्र समर्पित करते हुए मोतिहारी प्रखण्ड स्थित इमलिया तालाब की 


बन्दोवस्ती में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप लगाया गया । 


2. उक्त आरोपों के संबंध में उप मत्स्य निदेशक ( रा०प०ई० ), बिहार, पटना के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 


28.08.2008 के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध आरोप - पत्र (प्रपत्र क ) गठित कर विभागीय पत्रांक - 453 निगो० दिनांक 


23. 06 . 2014 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । 


3. उक्त आलोक में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 13.08.2014 की समीक्षा विभाग स्तर पर की गयी एवं 


समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय संकल्प - 178 निगो० दिनांक 20 .04. 2015 के 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 जुलाई 2015 
द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी,जिसमें श्री अमिताभ सिंह, उपाधीक्षक, पशुगणना, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी 


नियुक्त किया गया । 


4. जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 15.06. 2015 में श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को 


प्रमाणित नहीं पाया गया । 


5 . उक्त आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोपों एवं तदनुसार जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन 


की समीक्षा सरकार द्वारा की गयी तथा आरोपों को प्रमाणित नहीं होने की स्थिति में समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध 


संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया । 


6. अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री दिलीप कुमार सिंह, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी, मोतिहारी सम्प्रति जिला 


मत्स्य पदाधिकारी - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मधेपुरा को आरोप मुक्त मानते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय 


कार्यवाही समाप्त की जाती है । 


आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवश्य भेज दी जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रजेश्वर पाण्डेय , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 849 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http://egazette. bih . nic .in 


बिहार गजट ( असाधारण), 27 जुलाई 2015 


